रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


- 


-m 


- on 


भारतका राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 2 
PARTI - Section 2 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , अक्तूबर 4 , 2010 / आश्विन 12 , 1932 
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 4 , 2010 /ASVINA 12 , 1932 


सं . 13 ] 
No. 13 ] 


अन्तरिक्ष विभाग 

अधिसूचना 
बैंगलूर , 29 सितम्बर , 2010 
सं . बी . 27012 / 10 / 2006 - III (i ). जबकि , कम्पनी 
अधिनियम , 1956 के अधीन एक कम्पनी के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी 
विभाग के तहत् चण्डीगढ़ में स्थापित सेमी - कण्डक्टर कॉम्प्लेक्स 
लिमिटेड , एक सार्वजनिक उद्यम का प्रशासनिक नियंत्रण दिनांक 
1 - 3- 2005 के राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना सं. सी. डी. - 120/ 2005 

और भारत सरकार ( कार्य व्यापार ) नियम , 1961 का संशोधन करते 
हुए दिनांक 2 -3 - 2005 के मंत्रिमण्डल सचिवालयीन संप्रेषण 
सं. 1/ 22/ 1/ 2005 - मंत्रिमण्डल ( i) के जरिए दिनांक 1 - 3 - 2005 से 
अन्तरिक्ष विभाग को हस्तांतरित किया गया है : 

जबकि अन्तरिक्ष विभाग ने सेमी - कण्डक्टर कॉम्पलेक्स लिमिटेड 
की एक सोसाइटी यानि सेमी - कण्डक्टर प्रयोगशाला के रूप पुनः 
संरचना की है और इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम , 1860 के 
तहत् पंजीकृत किया गया है और इसका 8 - 11 - 2005 को पंजाब 
संशोधन अधिनियम , 1957 के तहत् संशोधन किया गया है ; 

जबकि सेमी - कण्डक्टर प्रयोगशाला ने 1 -4 - 2007 से 
एस. सी. एल . भविष्य निधि और पेंशन योजना , 2007 को अपनाया है ; 

और जबकि एस. सी. एल . भविष्य निधि और पेंशन योजना , . 
2007 के खण्ड 7.1 ( क ) का निम्नानुसार संशोधन करना आवश्यक 
समझा गया : 

" कर्मचारी जो एस. सी . एल. सामान्य भविष्य निधि में स्वीकृत 
किये गये हैं , के संबंध में , वर्तमान निधि में बाकी ब्याज के साथ 
कर्मचारी के अंशदान का शेष एस . सी. एल. सामान्य भविष्य निधि को 
अंतरित किया जाएगा । 
3856 GI/2010 


सेमी - कण्डक्टर कॉम्प्लेक्स लि ., द्वारा किये गये अंशदान , ऐसे 
कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि लेखा के ब्याज सहित , और ऐसे 
कर्मचारियों द्वारा सेमी - कण्डक्टर कॉम्प्लेक्स लि ., द्वारा किये गये 
अंशदान से आहरण के प्रति वापसी ( ब्याज सहित ) , यदि कुछ हो , तो 
इसे सोसाइटी द्वारा पुन: ग्रहण करना होगा और इसे पुन : संरचना पर 
सृजित समग्र निधि में डालना होगा और सेमी - कण्डक्टर प्रयोगशाला 
द्वारा किये गये अंशदान , ऐसे कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि 
लेखा के ब्याज सहित , और ऐसे कर्मचारियों द्वारा सेमी - कण्डक्टर 
प्रयोगशाला द्वारा किये गये अंशदान से आहरण के प्रति वापसी ( ब्याज 
सहित ) , यदि कुछ हो , तो इसे सोसाइटी द्वारा पुन : ग्रहण करना होगा 
और इसे सोसाइटी के लिए राजस्व प्राप्ति के रूप में हिसाब में लिया 
जाना होगा । " 

यह संशोधन इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से 
लागू होगा । 

सी. एच. बसवराजु , उप - सचिव 


DEPARTMENT OF SPACE 

NOTIFICATION 
Bangalore , the 29th September , 2010 

No. B. 27012/ 10 / 2006- III ( ii ) . - Whereas the 
administrative control of the Semi-conductor Complex 
Limited at Chandigarh , a public Sector Enterprise , under 
the Department of Information Technology , incorporated 
as a Company under the Companies Act, 1956 , was 
transferred to the Department of Space w . e. f. 1 - 3 - 2005 , 
through Presidential Notification No. CD - 120 /2005, 
dated 1 -3 - 2005 and Cabinet Secretariat Communication 
No . 1/ 22 /1 / 2005 - Cab . (i), dated 2-3- 2005 amending the 
Government of India ( Transaction of Business) Rules, 1961 : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part I- SEC , 2 ] 


Whereas the Department of Space has restructured 
the Semi- conductor Complex Limited into a Society , viz ., 
the Semi- conductor Laboratory, registered under the 
Societies Registration Act , 1860 , and amnended by Punjab 
Amendment Act, 1957 , on 8 - 11 -2005 ; 


Whereas the Semi- conductor Laboratory has 
adopted SCL Provident Fund and Pensions Scheme, 2007 
w .ef. 1 -4 - 2007 , 


The contribution made by the Semi- conductor 
Complex Ltd , along with interest to the Employees 
Provident Fund Accounts of such employees as also the 
refunds ( including interest ) , if any, by such employees 
towards withdrawal from contribution made by Semi 
conductor Complex Ltd ., shall be resuined by the Society , 
and to be credited to corpus fund created on restructuring 
and the contribution made by Semi- conductor Laboratory 
along with interest to the Employees Provident Fund 
Accounts ofsuch employees as also the refunds ( including 
interest) if any, by such employees towards withdrawal 
from contribution made by Semi- conductor Laboratory shall 
be resumed by the Society , and to be treated as Revenue 
Receipt for the Society .” 

This amendment shall comeinto force on the date of 
its publication in the Official Gazette . 

C . H . BASAVARAJU , Dy. Secy . 


And whereas it is considered necessary to amend 
the clause No . 7 . 1 ( a ) of SCL PF & Pensions Scheme, 2007 , 
as follows : 


“ In respect of such of those employees who are 
admitted to the SCL General Provident Fund , the balance 
of the employees contribution along with interest remaining 
in the existing Fund shall be transferred to the SCL General 
Provident Fund . 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 


